रजिस्ट्री संडी एल -33004/99 


. REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


peos 


भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 0) 
ARTI -Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शक्रवार , अक्तूबर 5 , 2001 / आश्विन 13 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY , OCTOBER 5 , 2001/ASVINA 13, 1923 


- 


- 


- 


- 


सं . 509 ] 
No. 5091 


विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्यविभाग ) 

. अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2001 
सा . का . नि . 759( अ ). - केन्द्रीय सरकार , विदेशी मुद्रा प्रबंध 
अधिनियम, 1999 ( 1999 का 42 ) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए एतद्वारा विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण ( अध्यक्ष और 
सदस्यों की भर्ती, वेतन एवं भते तथा अन्य सेवा शर्ते ) नियम, 2000 में 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का माम विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण 
( अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते ) 
( संशोधन ) नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण ( अध्यक्ष और सदस्यों की 
भर्ती, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते) नियम, 2000 में नियम 14 के 
स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 

" 14. निर्वचन : -- 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND 

COMPANY AFFAIRS 
( Department of Legal Affairs) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 5th October, 2001 
G .S.R . 759 (E ).-- In exercise of the powers conferred 
by section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 
1999 (42 of 1999 ), the Central Government hereby makes 
the following rules to amend the Appellate Tribunal for 
Foreign Exchange (Recruitment, Salary and Allowances 
and Other Conditions ofService of Chairperson and Mem 
bers) Rules , 2000 , namely : --- 

1. (1 ) These rules may be called the Appellate 
Tribunal for Foreign Exchange (Recruitment, Salary and 
Allowances and Other Conditions of Service of 
Chairperson and Members) (Amendment) Rules, 2001. 

(2 ) They shall comeinto force on the date of their 
publication in the OfficialGazette . 

2 . In the Appellate Tribunal for Foreign Exchange 
(Recruitment, Salary and Allowances and Other Conditions 
of Service of Chairperson and Members) Rules , 2000 , for 
rule 14, the following rule shall be substituted, namely : -- 

“ 14 . Interpretation : 

If any question arises as to interpretation of these 
nules, it shall be referred to the CentralGovernment for its 
decision ". 

[ F. No. A. 11011/ 1/ 2000- Adm. IV (LA)] 

K . D . SINGH, Addl. Secy. 
Foot note : The principal rules were published in the 

Gazette of India vide G .S.R . 677 (E ), dated the 
28th day of August, 2000 . 


यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो 
उसे निर्णयार्थ केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा । " 
[ फा. सं. ए- 11011/1/2000- प्रशा.-IV( वि. का.) ] 

के. डी . सिंह, अपर सचिव 
पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का.नि . 677 ( अ ), 

दिनांक 28 अगस्त, 2000 के तहत प्रकाशित हुए थे । 


3174G / 2001 


Printed by tho Manager , Govt . of India Progs , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 . 


